5 


PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 5, 1986 (SRVN. 14, 1908 SAKA ) 


2187 


कृषि विभाग 

दिनांक 31 जुलाई , 1986 
संख्या 507 1- कृषि- II ( 2 ) -76 / 6594.- भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 48 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
तथा इसमें निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, जठलाना , तहसील थानेसर, 
जिला कुरुक्षेत्र में जिसके बारे में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, कृषि विभाग अधिसूचना 
संख्या 6120- कृषि- II ( 2) -84/15962, दिनांक 27 दिसम्बर, 1984, जारी की गई थी और जिसकी धारा 6 के अधीन 
हरियाणा सरकार, कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 6120- ऋषि-11 ( 2) -84/15955 , दिनांक 7 दिसम्बर, 1984 द्वारा 
पोषणा की गई थी , अर्जन से प्रत्याहृत करते हैं । 

क ० के . शर्मा . 
आयुक्त एवं सचिब, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 
DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 

The 29th July , 1986 
No. 1002- IECD1-86 /5362. - The Governor of Haryana is pleased to retire Shri Balbir Singh 
Yadav , Additional General Assistant , Sonepat , from Government service with effect from 31st July, 1986 
( A. N.) on attaining the age of Superannuation i. e . 58 years . 

The 31st July , 1986 
No. DPH -LAI- 86 / 359.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 2 of the 
Punjab Panchayat Samitis Act, 1961 (Punjab Samitis Act No. 3 of 1961) and also in exercise of all other 
powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana , is pleased to exclude Gram Panchayat 
Hartol from Chhachhrauli Block , district Ambala and to include the same in Billaspur Block , district 
Ambala.. 

M. KUTTAPPAN, 
Chandigarh , dated the 

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, 
23rd July, 1986 . 

Development and Panchayats Department. 


शिक्षा विभाग 

दिनांक 21 जुलाई, 1986 
संख्या 10/ 81/ 78 - शि . I ( 4 ).--- हरियाणा राज भाषा अधिनियम, 1969, की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हैं जिनके लिये 26 जनवरी , 1969 
से ठीक पहले प्रयोग में लाई जा रही भाषा ही 25 जुलाई , 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रयोग में लाई जाने 
वाली भाषा होगी । यह एक साल की छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि आगे से यह छूट नहीं दी जाएगी । 

1. छुट्टी की मंजूरी के आदेश , पद बनाने सम्बन्धी मंजूरियां विशेष वैतन इत्यादि सम्बन्धी मंजूरियां तथा रिपोर्ट 
विवरणी रजिस्टर्ड और महालेखाकार परीक्षक स्थानीय निधि लेखा द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंग्रेजी में बनाए रखे तथा जाने वाले 
अभिलेखों जैसी दस्तावेजों । 

2 . राजपत्र युनिट राजस्व विभाग, हरियाणा । 

3. न्यायिक कार्यवाहियों में वित्तायुक्त द्वारा किए गए सभी आदेश और विभिन्न विभागों द्वारा किए गए ऐसे 
अन्तिम आदेश पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन सिवाय उन आदेशों के जो वित्तायुक्त के अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों और 
राजस्व न्यायलयों द्वारा किए जाते हैं । 

4. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का तकनीकी कार्य । 

5. हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम , लिमिटेड द्वारा विदेशी निकायों/फर्मों के साथ किया जाने वाला 
पन्न व्यवहार । 

6. हरियाणा वित्त निगम द्वारा विधिक दस्तावेजों का निष्पादन । 

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अंग्रेजी में होने के दृष्टिगत विधि परमर्शी और महाधिवक्ता 
का एक आवश्यक सीमा तक का कार्य । 

एल ० एम ० जैन , 
आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

शिक्षा विभाग । 


